O 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 617 


11 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

2 अगस्त , 2016 (ई०) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

1 अगस्त , 2016 
संख्या-10-विधि -23 / 2001 -1830जे०-- राज्य सरकार , झारखंड उच्च न्यायालय के परामर्श से पारिवारिक 
मामलों से संबंधित वादों की बढ़ती संख्या को दृष्टिपथ रखते हुए उनके विचारण एवं निष्पादन हेतु राँची, धनबाद 
एवं पूर्वी सिंहभूम ( जमशेदपुर ) जिलें में 01- 01 ( एक - एक ) अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय ( Additional Family 
Court) की स्थापना करती है, जिसका क्षेत्राधिकार क्रमशः राँची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम ( जमशेदपुर ) जिले की 
स्थानीय सीमाएँ होगी । 
2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

दिनेश कुमार सिंह, 
प्रधान सचिव- सह -विधि परामर्शी 
विधि विभाग, झारखंड, राँची । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 2 अगस्त , 2016 


विधि विभाग 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2016 


___ एस० ओ० 83 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखंड- राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा | 


( संचिका संख्या-1/ ए0 -विधि - 23 /2001-1830 / जे0 ) 
झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

दिनेश कुमार सिंह , 
प्रधान सचिव- सह-विधि परामर्शी 
विधि विभाग , झारखंड , राँची । 


NOTIFICATION 


S . O .83-- State Government in consultation with the Hon ble High Court of Jharkhand , Ranchi, 
is pleased to establish one Additional Family Court each at Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum 
( Jamshedpur) District for the purpose of speedy trial and disposal of increasing number of cases 
relating to Family dispute . The jurisdiction of above Additional Family Courts at Ranchi, Dhanbad and 
East Singhbhum ( Jamshedpur) shall be the local limits of Ranchi, Dhanbad and East Singhbhum 
( Jamshedpur) District respectively . 


2 . This Notification shall come into force from the date of issuance . 


( File No .- 1/ A-Law - 23/ 2001 -1830 /J . Date 1 August , 2016 ) 


(By order of the Governor of Jharkhand ) 


Dinesh Kumar Singh , 
Principal Secretary -cum -L . R . 
Law Department, Jharkhand , Ranchi. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 617 – 50 +50 | 


